• रजिस्ट्री सं० डी - ( 31 ) - 72 


REGISTERED No. D - ( D ) - 72 


J 


"-:. 


----- 


:- 


- 


4 


स्यमय 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fradiato 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण 3 - उपखण (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकारात 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 227 ] 
No. 227) 


नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 1977403 11, 1899 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 1977/JYAISTHA II, 1899 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि या अलग संकलन के रूप में रखा जा 


Separate paging is given to this part in order that it may be filled 

___ as a separate compllation. 


MINISTRY OF COMMERCE 

(Department of Textiles ) 


NOTIFICATION 


Depill, th , 101 HA LAS 


4 . 0 , 377 ( E ) . - - In exercise of the powers conferred by sub - ection 1 ) of Section 
6A of tho Textile Committee Act, 1963 (41 of 1963 ) and in supersession of the noti . 
fication of the Government of India in the Ministry of Commerce No . F . 7 ( 11) / 74 
Tex ( III ) , dated the 25th February , 1975 , the Central Government hereby Axes 
with immediate effect, 0050 per cent ad vulorem , as the rate at which the duty at 
excise shall be levied and collected as a cess for the purposes of the said Act, on 
ali textiles and on all textile machinery manufactured in India , except the textiles 
manufactured from out of handloom or powerloom industry . 


[ No . F . 55018( 35 ) / 75 - Tex (III ) / CTEG. ] 


R . RAMAKRISHNA, Jt. Secy . 


( 2025 ) 


2026 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART TI - SEC. ( ), 


पाणिज्य मंत्रालय 


( वस्त्र विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली 1 जून , 1977 


का०मा०377 ( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार ,टैक्सटाइल समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
41 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 7 ( 11 )/ 74-वस्त्र (III ) तारीख 25 
फरवरी, 1975 को अधिक्रांत करते हुए, मुल्यानुसार 0 . 050 प्रतिशत की दर को उस दर के रूप में 
तत्काल प्रभावी रूप से नियत करती है जिस पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, हथकरघा या 
विद्युत करघा उद्योग से विनिर्मित वस्त्रों , के सिवाय , भारत में विनिर्मित समस्त बस्त्रो और वस्त्रक 
मशीनो पर उपकर के रूप में उत्पाद- शुरक उदग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा । 


[ स० फा० 55018/ 35/ 75-वस्त्र ( III ) , सी टी ई जी ] 

प्रार० रामकृष्ण, संयुक्त सचिव । 


महा प्रबन्धक , भारत सरकार मद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा 

मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977 
THINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD . 

NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977 


